रजिस्ट्री सं० डी० एल०- 33004/ 97 


REGD. NO . D . L.- 33004/ 97 


सत्यम जप्त 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग 1 - खण्ड 1 
PART I - Section 1 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं - 2321 
No. 232 ] 


नई दिल्ली , मंगलवार, दिसम्बर 9 , 1997 / अग्रहायण 18, 1919 
NEW DELHI , TUESDAY, DECEMBER 9 , 1997/ AGRAHAYANA 18 , 1919 


पटसन विकास निदेशालय, 


कलकत्ता । 


वस्त्र मंत्रालय 

( पटसन अनुभाग ) 
नई दिल्ली , 1 दिसंबर, 1997 

संकल्प 


सदस्य 


5. अध्यक्ष सह - प्रबन्धक, 

निदेशक , भारतीय पटसन निगम, 


कलकत्ता । 


फा०सं०1 / 2 / 97 - पटसन. -- भारत सरकार ने पटसन सलाहकार 
बोर्ड को निम्नलिखित शामिल करते हुए पुर्नगठित करने का निर्णय लिया 


सदस्य 


है । 


1. पटसन आयुक्त, 


अध्यक्ष 


6. निदेशक 

जूट तथा सहायक फाईबर , 
केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान , 

( कृषि मंत्रालय ) कलकत्ता । 
7. अध्यक्ष, आई० जे० एम०ए० , 


भारत सरकार , 


कलकत्ता । 


सदस्य 


सदस्य 


सदस्य 


कलकत्ता । 


8 . अध्यक्ष, 


सदस्य 


2. संयुक्त सचिव, पटसन प्रभारी , 

वस्त्र मंत्रालय 
( अथवा उनके द्वारा मनोनीत ) 

नई दिल्ली । 
3. कृषि आयुक्त , 

कृषि तथा सहकारिता विभाग, 

नई दिल्ली । 
4. निदेशक , 


सदस्य 


पटसन बेलर्स संघ, 

कलकत्ता । 
9 - 12 . आंध्र प्रदेश, असम, बिहार तथा 

मेघालय राज्य से प्रत्येक से एक 

सरकारी प्रतिनिधि । 
13 - 16. उड़ीसा,त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश तथा 


सदस्य 


3118 GI/ 97 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


PART |- - Sıc . 1 ] 


पश्चिम बंगाल राज्यों से प्रत्येक से 

उपजकर्ताओं का एक प्रतिनिधि । 
17. श्री गट्टी उमा महेश्वरी राव, 

पूर्व संरपंच, जूट उत्पादक , 
ग्राम व डाक - संथा कविती, 
संथा कविती मंडल, श्री काकुलम जिला, 

आंध्र प्रदेश । 
18. श्री राम संजीवन वर्मा, 

कम्पनी बाग, 

बाराबंकी ( उ० प्र० ) 
19. श्री गोविंद देव , 

78 , चेटला रोड़, 
कलकत्सा- 27 


20 . श्री बालकिशोर मंडल, 


विधायक फलेट नं0 160 , 
पटेल पथ , पटना (बिहार ) 

2. बोर्ड सामान्यत: पटसन तथा मेस्टा के उत्पादन के अनुमानों 
सहित, पटसन( लाइसेंस तथा नियंत्रण ) आदेश, 1961 के अंतर्गत आने वाले 
पटसन से संबंधित मामलों पर सरकार को सलाह देता है । 

3. सदस्य भारत के राजपत्र में इस संकल्प के प्रकाशन की तिथि से 
दो वर्ष की अवधि के लिए बोर्ड में रहेंगे । 

4. वित्त मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार गैर - सरकारी सदस्यों को 
बोर्ड की बैठक में भाग लेने के लिए यात्रा भत्ता/ दैनिक भत्ता दिया जाएगा । 

विनोद मल्होत्रा, संयुक्त सचिव , 

आदेश 
आदेश दिया जाता है कि संकल्प की प्रति सभे संबंधितों को भेजी 
जाए । यह भी आदेश दिया जाता है कि सामान्य सूचना के लिए संकल्प को 
भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए । 

विनोद मल्होत्रा , संयुक्त सचिव, 


following composition :---- 
. .. 1. Jute commissioner , Chairman 

Govt. of Inida, Calcutta . 
2 . Joint Secretary 

Member 
in -Charge of Jute 
Ministry of Textiles 
( or his nominee). 

New Delhi . 
3 . Agriculture Commissioner - Member 

Deptt. of Agriculture & . 

Co- operation, New Delhi. 
4. Director 

Member 
Directorate of Jute 

Development, Calcutta . 
5. Chairman -cum -Managing 

- - Member 
Director , 
Jute Corporation of lodia , 

Calcutta. 
6 . Director , 

- - Member 
Central Research , 
Institute for Jute and Allied Fibres, 
(Ministry of Agriculture ) , 

Calcutta. 
7. Chairman , IJMA 

- Member 
Calcutta 
8 . President 

Member 
Jute Balers Association , 

Calcutta . 
9 - 12 . One official representative each 

from the State of Andhra Pradesh , 

Assam, Bihar and Meghalya. 
13- 16 . One grower s representative each 

from the States of Orissa , Tripura, 

U. P. and West Bengal. 
17. Shri Gatti Uma Maheswar Rao , 

Ex - Sarpanch , Jute Grower, 
Village & Post- Santha Kaviti, 


MINISTRY OF TEXTILES 

( Jute Section ) 
New Delhi,the 1st December , 1997 

RESOLUTION 
F .No. 7 /2 /97- Jute . — The Goverament of India have 
decided to reconstitute the Jute Advisory Board as per the 


[ YTTIU 1 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


Santha Kaviti Mandal, 
Sri- Kakulam District, 

Andhra Pradesh . 
18. Shri Ram Sajeevan Verma, 

Company Bagh , 

Barabanki (U . P .) 
19 . Shri Govind Dev , 

78 , Chetla Road, 

Calcutta - 27. 
20 . Shri Balkishore Mandal, 


2 . The Board advises theGovernment generally on mat 
ters pertaining to jute falling within the purview of the jute 
( licencing & Control) Order, 1961 including production es 
timates of jute and mesta . 

3 . The members will serve on the Board for a period 
of two years from the date of publication of this Resolution 
in the Gazette of India . 

4 . The non -Official members will be allowed TA /DA 
for attending the meetings of the Board in accordance with 
the instructions of the Ministry of Financo . 

VINOD MALHOTRA , Jt. Secy . 

ORDER 
Ordered that a copy of the Resolution be communicated 
to all concerned . 

Ordered also that the Resolution be published in the 
Gazette of India for general information . 

VINOD MALHOTRA , Jt. Socy , 


MLA Flat No . 160 , 


Patel Path , 
Patna , Bihar, 


Printed by the Manager , Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Dolhi- 110064 

and Published by tho Controllor of Publicatlons, Delhi-110054 — 1997 


